सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 
असाधारण अंक 

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या - 379 राँची , बुधवार , 


19 श्रावण , 1944 ( श ० ) 

10 अगस्त , 2022 ( ई ० ) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 

अधिसूचना 
8 जुलाई , 2022 


O 

संख्या -3 / पद . - 01 ( घ ) -01/2014 का 4090-- विशेष सचिव , वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन 
विभाग , झारखण्ड , राँची ( अतिरिक्त प्रभार - सदस्य सचिव , झारखण्ड जैव विविधता पर्षद , राँची ) के पद 
पर पदस्थापित श्रीमती शैलजा सिंह भा ० व ० से ० ( झा : 1991 ) की सेवा वन , पर्यावरण एवं जलवायु 
परिवर्तन विभाग , झारखण्ड , राँची को वापस की जाती है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

ब्रह्मदेव मोदी , 

सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 
झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 379-50 


